रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


J 

भारत का राजपत्र 
रा 
The Gazette of India 

सी . जी . डी . एल . सा . - 14052022-235776 

- 


सं . 20 ] 
No. 20 ] 


- 


REGISTERED No. – DL ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


CG - DL - W - 14052022-235776 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 


नई दिल्ली , शनिवार , मई 14 – मई 20 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , MAY 14– MAY 20 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


1-62 GI / 2021 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली- 110004 , दिनांक 25 अप्रैल 2022 

सं . ए -16011 / 16 / 16- प्रशासन – श्रीमती रुबीना चौहान , अवर सचिव को 1 अप्रैल , 2022 के कार्यालय आदेश के अंतर्गत 01.04.2022 
के पूर्वाह्न से उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है । 

भारत भूषण , अवर सचिव ( प्रशासन ) 


दिनांक 2 मई 2022 

सं . ए . 39011 / 58 / 16- प्रशा . - अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर , 30 अप्रैल 2022 के अपराह्न से , श्री जुगल किशोर शर्मा , प्रधान 
निजी सचिव , राष्ट्रपति सचिवालय को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है । 

भारत भूषण , अवर सचिव ( प्रशासन ) 


सं . ए . 36011 / 47 / 96- प्रशासन - श्रीमती मंजिरी जोशी , निजी सचिव , राष्ट्रपति सचिवालय के दिनांक 20.01.2022 के स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति का अनुरोध , पत्र दिनांक 15.02.2022 के साथ पठित की स्वीकृति के परिणामस्वरूप , वे , केंद्रीय सिविल सेवा ( राष्ट्रीय पेंशन 
प्रणाली का कार्यान्वयन ) नियम , 2021 के नियम 43 के तहत दिनांक 30 अप्रैल 2022 अपराह्न से शासकीय सेवा से स्वैच्छिक रूप से 
सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

भारत भूषण , अवर सचिव ( प्रशासन ) 


( 349 ) 


350 


भारत का राजपत्र , मई 14 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 


[ भाग I— खण्ड 2 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 4 मई 2022 

सं . I - 14013 / 48 / 2021 - IPS.I ( E ) — माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , एर्नाकुलम पीठ के ओ . ए . सं . 180/520/2021 में आदेश 
दिनांक 18.03.2022 के अनुपालन में और पूर्व अधिसूचना संख्या 1-14011 / 20 / 2021 - IPSI ( E ) दिनांक 30.09.2021 के आंशिक संशोधन में 
तथा भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1955 के विनियम 9 के उप - विनियम ( 1 ) के साथ पठित , भारतीय पुलिस सेवा 
( भर्ती ) विनियम , 1954 के विनियम 9 के उप - विनियम ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति , श्री रामचंद्रन टी . ( जन्मतिथि : 
15.05.1963 ) को , श्री ए . आर . प्रेमकुमार ( क्रमांक 1 ) के नीचे और श्री मोहनन डी . ( क्रमांक 2 ) के ऊपर , क्रमांक 1A पर चयन सूची वर्ष 2018 
के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1954 के नियम 5 
के उप - नियम ( 1 ) के तहत केरल संवर्ग प्रदान करते है | 


2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ) परिवीक्षा ( नियम , 1954 के नियम के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और 
भारतीय पुलिस सेवा ) परिवीक्षा ( नियम , 1954 में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के उप नियम 5 ( 4 ) के अनुसार अधिकारी को इंडक्शन 
प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । 

3. यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी । 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


ए . के . सरन , निदेशक ( पुलिस ) 


नई दिल्ली , दिनांक 6 मई 2022 

सं . 44011/7 ( एस ) / 2019 - स्था . ( ख- II ) – सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ( पीईएसबी ) के सदस्य के पद से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने 
के परिणामस्वरूप , रियर ऐडमिरल शेखर मित्तल ( सेवानिवृत्त ) ने सोमवार , 02 मई , 2022 के अपराह्न से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्य 
के पद को त्याग दिया है । 

उमाशंकर ठाकुर , उप सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 22 अप्रैल 2022 

सं . 13017 / 08 / 2022 - अ.भा.से. - 1 – भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार , एतद्वारा सुश्री आकांचा शिक्षा खालखो , 
आईएएस ( गुजरातः 2020 ) का श्री रोबिंसन गुरिया , आईपीएस , ( छत्तीसगढ़ : 2020 ) से विवाह करने के आधार पर गुजरात संवर्ग से छत्तीसगढ़ 
संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं . 

13017 / 09 / 2022 - अ.भा.से. - 1 – भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार , एतद्वारा श्री विदेह खरे , आईएएस ( आंध्र 
प्रदेशः 2018 ) का सुश्री सिंहा लावीना वारेश , आईपीएस , ( गुजरात : 2017 ) से विवाह करने के आधार पर आंध्र प्रदेश संवर्ग से गुजरात संवर्ग में 
स्थानांतरण करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 2022 

सं . 07 / पीबी- 1/2022 – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री इंदु बाला लांबा ( जन्म तिथि 29.04.1962 ) भारतीय विदेश सेवा 
( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- || व || के अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल , 2022 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गई हैं । 

कुलदीप कुमार बाफना , प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी - अनुभाग ) 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , मई 14 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 


नई दिल्ली , दिनांक 1 अप्रैल 2022 

सं . 11 / पीए . III / 2022 – श्री राधे श्याम , अवर सचिव , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च , 2022 के अपराह्न को 
भारतीय विदेश सेवा ( बी ) के ग्रेड- I से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


सं . 8 / पीए . III / 2022 – श्री पी . के . मिश्रा , अवर सचिव , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च , 2022 के अपराह्न को 
भारतीय विदेश सेवा ( बी ) के ग्रेड- I से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 


सं . 10 / पीए . III / 2022 – सुश्री कृष्णा लाजपाल , अवर सचिव , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च , 2022 के अपराह्न 
को भारतीय विदेश सेवा ( बी ) के ग्रेड -1 से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 

3 . 


सं . 9 / पीए . III / 2022– सुश्री चरणजीत कौर , अवर सचिव , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च , 2022 के अपराह्न 
को भारतीय विदेश सेवा ( बी ) के ग्रेड -1 से सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


अधिकारी का नाम 

अम्मु रामा सुन्दरी 

प्रवीण कुमार 

शशि दयाल 


आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


नई दिल्ली , दिनांक 5 अप्रैल 2022 

सं . क्यू / पीए- III / 584 / 01 / 2022 - राष्ट्रपति इस मंत्रालय के दिनांक 06 जनवरी , 2022 के का.ज्ञा . संख्या क्यू / सीएडी / 584 / 05 / 2021 
के अनुसार भारतीय विदेश सेवा , शाखा - ' बी ' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- II और III से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के 
सामने उल्लिखित तारीख से भर्ती वर्ष 2021-22 के लिए आईएफएस ( बी ) के ग्रेड | में नियुक्त करते हैं । 

भर्ती वर्ष 2021-22 


351 


जन्म तिथि 

29.08.1963 

22.11.1981 
27.05.1970 


पदोन्नति की तारीख 


01.04.2022 

01.04.2022 
01.04.2022 


2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ इस पदोन्नति पर प्रभाव डालने वाले किसी भी न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होंगी । 


अजित जॉन जोशुआ , अवर सचिव 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 9 मई 2022 

सं . 01/2022 [ फा.सं. ए -12026 / 13 / 2020- सीए सेल ) ] – राष्ट्रपति भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री अमित कुमार , आईआरएस 
( कस्टम्स & सेंट्रल एक्साइज़ ) सिविल आईडी -3940 , सीबीआईसी को सक्षम प्राधिकारी और प्रकाशक , तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक ( संपत्ति 
समपहरण ) अधिनियम , 1976 और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 , मुम्बई के कार्यालय में 04 मई , 2022 के पूर्वाह्न 
से 03 मई , 2026 तक या आगामी आदेश होने तक , जो भी पहले हो , संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं । 


एस . भौमिक अवर सचिव 


3 


352 


भारत का राजपत्र , मई 14 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 


[ भाग I— खण्ड 2 


कोयला मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 मई 2022 

सं . ए -19011 / 7 / 2019 - स्थापना – इस मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल , 2019 की अधिसूचना सं . - ए -19011 / 7 / 2019 - स्थापना के क्रम 
में और 01 मई , 2022 की एसीसी अनुमोदन सं . - 36 / 02 / 2022 - ईओ ( एसएम- I ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री विनोद कुमार तिवारी , भा.व.से. 
( हि.प्र . : 86 ) , अपर सचिव , कोयला मंत्रालय का 21.04.2022 से 28.02.2023 अर्थात् उनके सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश 
तक , जो भी पहले हो , के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि का विस्तार किया जाता है । 

बिजॉय सामन्ता , अवर सचिव 


उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 9 मई 2022 

सं . ए -38012 / 01 / 2021 - स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में भारतीय रेल यातायात सेवा ( आईआरटीएस ) के निदेशक 

( मूवमेंट ) श्री रन विजय कुमार सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई , 2022 को अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
जाएँगे । 

राम चन्द्र , अवर सचिव 


स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली -110011 , दिनांक 27 अप्रैल 2022 


० 

सं . ए ° 12025 / 119 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ॰ भव्या बी एस को दिनांक 
17 अगस्त , 2020 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पी ० बी ० - 3 के वेतनमान [ 15600-39,100 रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ० भव्या बी एस एयरपोर्ट हैल्थ 
ऑर्गनाइज़ेशन , मुंबई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए ॰ 12025 / 119 / 2019 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० जेनी निंगोंबम को दिनांक 
02 सितम्बर , 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी ० बी ० -3 के वेतनमान [ 15,600-39,100 रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ॰ जेनी निंगोंबम को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , शिलोंग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


दिनांक 28 अप्रैल 2022 

सं . ए ॰ 12025 / 129 / 2019 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० शिल्पा पी . वी . को दिनांक 
03 सितम्बर , 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी ० बी०-3 के वेतनमान [ 15,600-39,100 रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । हैं । डॉ ० शिल्पा पी . वी . को श्रम मंत्रालय 
( श्रम कल्याण संगठन , बेंगलुरू ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए ॰ 12025 / 130 / 2019 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ॰ गेल्लबोयिन श्राव्या यादव को 
दिनांक 04 सितम्बर , 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी ० बी०-3 के वेतनमान [ 15,600-39,100 रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । हैं । डॉ ॰ गेल्लबोयिन श्राव्या यादव को श्रम 
मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण संगठन , बेंगलुरू ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 

भारत का राजपत्र , मई 14 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 

सं . ए ॰ 12025 / 49 / 2020 - सीएचएस - 1- राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० नन्दयाला दिलशाद बेगम को दिनांक 
27 अगस्त , 2020 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पी ० बी०-3 के वेतनमान [ 15,600-39,100 रुपए + 5,400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ॰ नन्दयाला दिलशाद बेगम को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


353 


मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 
( मत्स्यपालन विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

सं . 19015/2/2022 प्रशासन - राजभाषा विभाग के दिनांक 11.03.2022 के कार्यालय आदेश संख्या 05 / 02 / 2021 - रा.भा . ( सेवा ) 
के अनुसरण में राष्ट्रपति , सुश्री एस . रेशमी , वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को मत्स्यपालन विभाग में दिनांक 22.04.2022 ( अपराह्न ) से वेतन मैट्रिक्स 
( 56,100 -1,77,500 रुपये ) के लेवल -10 में नियमित आधार पर सहायक निदेशक ( राजभाषा ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

2. यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 के एसएलपी ( सी ) संख्या 30621/2011 के निर्णय के अधीन है । 

खाम खान सुआन , अवर सचिव 


दिनांक 5 मई 2022 

सं . 

19013/4/2019 प्रशासन | –कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 / 5 / 2022 
सीएस . 11 ( ए ) के अनुसरण में राष्ट्रपति , श्री कुश लाल शर्मा ( जन्म तिथि - 12/07/1963 ) , केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ( सीएसएसएस ) 
को मत्स्यपालन विभाग में दिनांक 29/04/2022 ( पूर्वाह्न ) से वेतन स्तर- 13 ( 1,23 , 100 – 2,15,900 रुपये ) में नियमित आधार ( चयन सूची 
वर्ष 2020 ) पर प्रधान स्टॉफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं । 


2. उपरोक्त अधिकारी की नियमित आधार पर प्रधान स्टॉफ अधिकारी के रूप में नियुक्ति , माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह 
बैच के मामलों ( 2011 की एसएलपी ( सी ) सं . 30621 से उत्पन्न 2022 की सिविल अपील सं . 629 ) में पारित आगे के आदेशों के अधीन होगी । 

खाम खान सुआन , अवर सचिव 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

मुंबई - 400001 , दिनांक 10 मई 2022 

सं . 6 ( 2949 ) /2022-प्रशा./6163 – राष्ट्रपति ने श्रीमती अर्जित सागर , आईआरएस ( सी एवं सीई : 2009 ) को परमाणु ऊर्जा विभाग में 
दिनांक 04 मई 2022 अपराह्न से उप सचिव के रूप में चार वर्ष की अवधि या आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , नियुक्त करने हेतु अनुमोदन 
प्रदान किया है । 


अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


दिनांक 7 जुलाई 2021 

सं . 6 ( 2773 ) / 2017 - प्रशा / 7817 - राष्ट्रपति ने श्री ए . आर . सुले , आई डी ए एस ( 1993 ) , संयुक्त सचिव , परमाणु ऊर्जा विभाग की 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 24.07.2021 से आगे दो वर्षों की अवधि या आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , विस्तारित करने हेतु 
अनुमोदन प्रदान कर दिया है । 


अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , मई 14 , 2022 ( वैशाख 24 , 1944 ) 

जल शक्ति मंत्रालय 

( जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 2022 

सं . ए -32012 / 14 / 2021 - जीडब्ल्यू स्था . – राष्ट्रपति , केंद्रीय भूजल बोर्ड में निम्नलिखित वैज्ञानिक ' डी ' को उनके नाम के आगे उल्लिखित 
तारीख से क्षेत्रीय निदेशक ( वैज्ञानिक ) , समूह ' क ' , के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 ( संशोधन पूर्व पीबी - 437400-67000 / - रूपए के अतिरिक्त 
8700 / - रूपए ग्रेड ) में नियुक्त करते हैं । 


354 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 

15 . 


अधिकारी का नाम 


श्री पी . के . महापात्र 

डॉ . पूनम शर्मा 

श्री . सौरभ गुप्ता 

डॉ . एस . सुरेश 

श्री . राणा चैटर्जी 

श्री . अनुराग खन्ना 

डॉ . ए . अशोकन 

डॉ . सुनील कुमार 

श्रीमति टी . एस . अनीता श्याम 

श्री . जे . सिद्धार्थ कुमार 


श्री . प्रमोद कुमार त्रिपाठी 

श्री . प्रतुल सक्सेना 

श्री . संजय गोपाल भारतरीय 


श्री . ठाकुर ब्रहमानन्द सिंह 

श्री . प्रबीर कुमार नाईक 


[ भाग I— खण्ड 2 


क्षेत्रीय निदेशक ( वैज्ञानिक ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

07.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 


05.04.2022 ( अपराह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

06.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

18.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

07.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 

06.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 

31.03.2022 ( अपराह्न ) 
04.04.2022 ( पूर्वाह्न ) 


2. उपरोक्त आदेश निम्नलिखित अदालती मामलों में परिणाम / आदेशों के अध्याधीन होंगे : 

i . केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) , कोलकाता बेंच के समक्ष श्री अम्लांज्योति कार द्वारा दायर की गयी ओ . ए . सं . 1074/2020 
| 

ii . केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) , एर्नाकुलम बेंच के समक्ष डॉ . के . आर . सूर्यनारायण द्वारा दायर की गयी ओ . 2021/350 ए . सं . । 
iii . माननीय उच्च न्यायालय , जयपुर बेंच के समक्ष डॉ . एस . के . गुप्ता द्वारा दायर की गयी डब्लू . पी . सं . 14916/2020 | 

ए.के. साहू , अवर सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 14 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


355 


PRESIDENT'S SECRETARIAT 

New Delhi - 110004 , the 25th April 2022 

No. A - 16011 / 16 / 16 - Adm — Smt . Rubina Chauhan , Under Secretary has been appointed as Deputy Secretary with 
effect from forenoon of 01.04.2022 vide Office Order dated 1st April , 2022 . 


BHARAT BHUSHAN , Under Secy . ( Adm . ) 


The 2nd May 2022 

No. A. 39011 / 58 / 16 - Admn . - On attaining the age of superannuation , Shri Jugal Kishore Sharma , Principal Private 
Secretary , President's Secretariat , stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th April 2022 . 
BHARAT BHUSHAN , Under Secy . ( Admn . ) 


No. A. 36011 / 47 / 96 - Admn . Consequent on acceptance of her request dated 20.01.2022 read with letter dated 
15.02.2022 for voluntary retirement , Smt . Manjiri Joshi , Private Secretary , President's Secretariat , stands retired voluntarily 
from Government service with effect from the afternoon of 30th April 2022 , under Rule 43 of CCS ( Pension ) Rules , 2021 . 
BHARAT BHUSHAN , Under Secy . ( Admn . ) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

The 4th May 2022 

No. I - 14013 / 48 / 2021 - IPS.I ( E ) —In compliance of the order dated 18.03.2022 of the Hon'ble Central Administrative 
Tribunal , Ernakulum Bench in O.A. No.180 / 520 / 2021 and in partial modification of earlier notification No. I - 14011 / 20 / 2021 
IPS.I ( E ) dated 30.09.2021 and in exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 9 of the Indian Police Service 
( Recruitment ) Rules , 1954 , read with sub - regulation ( 1 ) of regulation 9 of the Indian Police Service ( Appointment by 
Promotion ) Regulations , 1955 , the President is pleased to appoint Shri Ramachandran T. ( D.O.B. 15.05.1963 ) , at Sl . No. 1A 
below Shri A. R. Premkumar ( Sl . No. 1 ) and above Shri Mohanan D. ( Sl . No. 2 ) , to the Indian Police Service against 
vacancies determined by Government of India for Select List Year 2018 and to allocate him to the Kerala Cadre under sub 
rule ( 1 ) of the rule 5 of the Indian Police Service ( Cadre ) Rules , 1954 . 


2. The aforesaid officer will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service ( Probation ) Rules , 
1954 and the officer will obtain induction training as per sub rule 5 ( 4 ) of Indian Police Service ( Probation ) Rules , 1954 as 
amended dated 10-05-2011 . 

3. The appointments will take effect from the issue of the Notification . 


A. K. SARAN , Director ( Police ) 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING ) 

New Delhi , the 6th May 2022 

No. 44011/7 ( s ) / 2019 - Estt . ( B - II ) —Consequent upon acceptance of resignation from the post of Member , Public 
Enterprises Selection Board ( PESB ) , Rear Admiral Shekhar Mital ( Retd . ) has relinquished the charge of the post of Member , 
Public Enterprises Selection Board in the afternoon of Monday , the 2nd May , 2022 . 


US THAKUR , Deputy Secy . 


New Delhi , the 22nd April 2022 

No. 13017 / 08 / 2022 - AIS - I — In exercise of the power conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Gujarat and Chhattisgarh , 
the Central Government hereby transfers Ms. Akancha Siksha Khalkho , IAS ( GJ : 2020 ) from Gujarat cadre to Chhattisgarh 
cadre on grounds of marriage to Shri Robinson Guria , IPS ( CG : 2020 ) . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secy . 


356 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 14 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


No. 13017 / 09 / 2022 - AIS - I — In exercise of the power conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Andhra Pradesh and 
Gujarat , the Central Government hereby transfers Shri Videh Khare , IAS ( AP : 2018 ) from Andhra Pradesh cadre to Gujarat 
cadre on grounds of marriage to Ms. Sinha Lavina Varesh , IPS ( GJ : 2017 ) . 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 5th May 2022 

No. 07 / PB - 1 / 2022 - On attaining the age of superannuation , Ms. Indu Bala Lamba ( DOB : 29.04.1962 ) , an officer of 
the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government service in the 
afternoon of 30th April , 2022 . 


[ PART I - SEC . 2 


New Delhi , the 1st April 2022 

No. 11 / PA.III / 2022 — On attaining the age of superannuation , Sh . Radhey Shyam , Under Secretary retired from 
Grade - I of Indian Foreign Service ( B ) on the afternoon of 31st March , 2022 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secy . 


KULDEEP KUMAR BAFNA , Administrative Officer ( PB - I ) 


S.No. 

1 

2 

3 


No. 08 / PA.III / 2022 - On attaining the age of superannuation , Sh . P. K. Misra , Under Secretary retired from Grade - I 
of Indian Foreign Service ( B ) on the afternoon of 31st March , 2022 . 


Name of the Officer 

Ammu Rama Sundari 

Praveen Kumar 

Shashi Dayal 


No. 10 / PA.III / 2022 On attaining the age of superannuation , Ms. Krishna Lajpal , Under Secretary retired from 
Grade - I of Indian Foreign Service ( B ) on the afternoon of 31st March , 2022 . 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


Recruitment Year 2021-22 


No. 09 / PA.III / 2022 - On attaining the age of superannuation , Ms. Charanjeet Kaur , Under Secretary retired from 
Grade - I of Indian Foreign Service ( B ) on the afternoon of 31st March , 2022 . 


Date of Birth 

29.08.1963 

22.11.1981 
27.05.1970 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


New Delhi , the 5th April 2022 

No. Q / PA - III / 584 / 01 / 2022 — The President is pleased to appoint the under - mentioned officers belonging to 
Integrated Grade II & III of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch ' B ' to Grade I of IFS ( B ) for the 
Recruitment Year 2021-22 with effect from the date mentioned against their names in terms of Ministry's 
O.M. Q / CAD / 584 / 05 / 2021 dt . 6th January 2022 : 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


Date of Promotion 

01.04.2022 

01.04.2022 

01.04.2022 


2. The above appointments will be subject to any court decision , which may have a bearing on this promotion . 

AJITH JOHN JOSHUA , Under Secy . 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 14 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


357 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF REVENUE ) 

New Delhi , the 9th May 2022 

No. 01/2022 [ F.No.A 12026 / 13 / 2020 - CA CELL ] : The President is pleased to appoint Shri Amit Kumar , IRS 
( C & CE : 2009 ) Civil ID - 3940 , an officer of Indian Revenue Service as Joint Commissioner in the Office of the Competent 
Authority & Administrator , Smugglers and Foreign Exchange Manipulators ( Forfeiture of Property ) Act , 1976 and the 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act , 1985 , Mumbai with effect from the forenoon of 04th May 2022 till 03rd 
May , 2026 or until further orders , whichever is earlier . 


S. BHOWMICK , Under Secy . 


MINISTRY OF COAL 

New Delhi , the 2nd May 2022 

No. A - 19011 / 7 / 2019- Establishment - In continuation of this Ministry's Notification No. A - 19011 / 7 / 2019 
Establishment dated 23rd April , 2019 and in pursuance of ACC's approval No. 36 / 02 / 2022 - EO ( SM - I ) dated 1st May , 2022 , 
the President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri Vinod Kumar Tiwari , IFoS ( HP : 86 ) , Additional 
Secretary , Ministry of Coal beyond 21.04.2022 till 28.02.2023 i.e the date of his superannuation or until further orders , 
whichever is earlier . 


BIJOY SAMANTA , Under Secy . 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION ) 

New Delhi , the 9th May 2022 

No. A - 38012 / 01 / 2021 - E.I - Shri Ran Vijay Kumar Singh , Director ( Movt . ) belonging to the Indian Railway Traffic 
Services ( IRTS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on attaining the age of 
superannuation with effect from the afternoon of 31st May , 2022 . 


RAM CHANDRA , Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi - 110011 , the 27th April 2022 

No. A.12025 / 119 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Bhavya B.S to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 17th August , 
2020 until further orders . Dr. Bhavya B.S is posted as Medical Officer under APHO , Mumbai . She will be on probation for a 
period of two years . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secy . 


No. A.12025 / 119 / 2019 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Jenny Ningombam to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB 
3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
02nd September , 2019 until further orders . Dr. Jenny Ningombam is posted as Medical Officer under CGHS Shillong . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secy . 


358 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 14 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


The 28th April 2022 

No. A.12025 / 129 / 2019 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Shilpa P. V to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
03rd September , 2019 until further orders . Dr. Shilpa P. V is posted as Medical Officer under Ministry of Labour ( Labour 
Welfare Organisation Bengaluru ) . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secy . 


No. A.12025 / 130 / 2019 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Gellaboina Shravya Yadav to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB - 3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
04th September , 2019 until further orders . Dr. Gellaboina Shravya Yadav is posted as Medical Officer under Ministry of 
Labour ( Labour Welfare Organisation Bengaluru ) . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secy . 


No. A.12025 / 49 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Nandyala Dilshad Begum to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB - 3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 
27th August , 2020 until further orders . Dr. Nandyala Dilshad Begum is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She 
will be on probation for a period of two years . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secy . 


MINISTRY OF FISHERIES , ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 
( DEPARTMENT OF FISHERIES ) 


New Delhi , the 28th April 2022 

No. 19015/2/2022 Admn I — In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 05 / 02 / 2021 - OL 
( Services ) dated 11.03.2022 , the President is pleased to appoint Ms. S. Reshmi , Senior Translation Officer to the post 
of Assistant Director ( Official Language ) in Level - 10 of Pay Matrix ( Rs . 56100 -177500 ) in the Department of Fisheries 
w.e.f. 22.04.2022 ( AN ) on regular basis . 


2. This order is subject to the judgment dated 26.09.2018 of the Hon'ble Supreme Court in SLP ( C ) 
No. 30621/2011 . 


KHAM KHAN SUAN , Under Secy . 


The 5th May 2022 

No. A - 19013 / 4 / 2019 - Admn - I - In pursuance of DoPT's O.M. No. 1 / 5 / 2022- CS.11 ( A ) dated 28.04.2022 , the 
President is pleased to appoint Shri Kush Lal Sharma ( D.o.B - 12.07.1963 ) of the Central Secretariat Stenographers Service 
( CSSS ) to the post of Principal Staff Officer in CSSS , on regular basis ( Select List Year - 2020 ) in the Pay Level - 13 
( Rs . 1,23,100 - 2,15,900 ) in Department of Fisheries with effect from 29.04.2022 ( FN ) . 


2. The appointment of the aforesaid officer as Principal Staff Officer on regular basis shall be subject to further 
orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the Jarnail Singh batch of cases ( Civil Appeal No. 629 
of 2022 arising out of SLP ( C ) No. 30621 of 2011 ) . 


KHAM KHAN SUAN , Under Secy . 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 14 , 2022 ( VAISAKHA 24 , 1944 ) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Mumbai - 400 001 , the 10th May 2022 

No. 6 ( 2949 ) /2022-Adm./6163-The President is pleased to appoint Smt . Arjit Sagar , IRS ( C & CE : 2009 ) as Deputy 
Secretary in Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 04th May 2022 for a period of four years or 
until further orders whichever is earlier . 


The 7th July 2022 

No. 6 ( 2773 ) /2017-Adm./7817-The President has approved the extension of Central Deputation tenure of Shri A.R. 
Sule , IDAS ( 1993 ) , Joint Secretary , Department of Atomic Energy for a period of two years beyond 24.07.2021 or until 
further orders whichever is earlier . 


Sl . No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 

( DEPARTMENT OF WATER RESOURCES , RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION ) 


10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 


New Delhi , the 5th May 2022 

No. A - 32012 / 14 / 2021- ( GW Estt ) . The President is pleased to appoint the following Scientist ' D ' in Central 
Ground Water Board to the post of Regional Director ( Scientific ) , Group - ' A ' post , in Level - 13 of the Pay Matrix ( pre - revised 
PB - 4 of Rs . 37,400-67,000 / - plus grade pay of Rs . 8,700 / - ) with effect from the date mentioned against their names : 

Name of the Officer 


Sh.P.K. Mohapatra 

Dr. Poonam Sharma 

Sh . Sourabh Gupta 


Dr. S. Suresh 

Sh . Rana Chatterjee 

Sh . Anurag Khanna 

Dr. A. Asokan 


Dr. Sunil Kumar 

Ms. T.S. Anitha Shyam 

Sh . J. Siddhartha Kumar 

Sh . Pramod Kumar Tripathi 

Sh . Pratul Saxena 


359 


ASHOK B. GERIRA , Under Secy . 


Sh . Sanjay Gopal Bhartariya 

Sh . Thakur Brahamanand Singh 

Sh . Prabir Kumar Naik 


ASHOK B. GERIRA , Under Secy . 


2. The above order will be subject to outcome / orders in the following court cases : 

i . 

ii . 

iii . 


Date of charge assumption to the post of Regional Director Scientific ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

07.04.2022 ( F / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

05.04.2022 ( A / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

06.04.2022 ( F / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

18.04.2022 ( F / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

07.04.2022 ( F / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 

06.04.2022 ( F / N ) 

31.03.2022 ( A / N ) 
04.04.2022 ( F / N ) 


OA No.1074 / 2020 filed by Sh . Amlanjyoti Kar before Hon'ble CAT , Kolkata Bench ; 

OA No.359 / 2021 filed by Dr. K.R. Sooryanarayana before the Hon'ble CAT , Ernakulam Bench ; and 
WP No.14916 / 2020 filed by Dr. S.K. Gupta before the Hon'ble High Court , Jaipur Bench . 


A.K. SAHOO , Under Secy . 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 . 


JAGANATHAN 

JAGANATHA Digitally signed by 
NANANTHA ANANTHA KUMAR 
Date : 2022.05.14 
KUMAR 

12:47:35 + 05'30 ' 


